रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 3 , 2019 / भाद्र 12 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY , SEPTEMBER 3, 2019 /BHADRA 12 , 1941 


सं . 2901 ] 
No. 2901 ] 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 
( मुख्य योजना अनुभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019 
का . आ . 3168( अ). - दिल्ली विकास प्राधिकरण /केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 की धारा 11- क 
के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना- 2021 में निम्नलिखिति संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/ कोई सुझाव देना हो , 
तो वे अपनी आपत्ति/ सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस ( 45) दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव , 
दिल्ली विकास प्राधिकरण , बी ब्लॉक, विकास सदन , नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं । आपत्ति करने 
अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम , पता और टेलीफोन नंबर /संपर्क नंबर /ई-मेल आई. डी भी दें , जो पठनीय हो । 
संशोधन: 

अध्याय 7. 0 उद्योग 

दि . म . यो .- 2021 

पैरा 7. 4 घरेल / सेवा उद्योग 
विद्यमान प्रावधान 

प्रस्तावित संशोधन 
अधिकतम 09 कर्मचारियों और 11कि . वा . पावर सहित | अधिकतम 09 कर्मचारियों और 11कि . वा . पावर सहित 
घरेलू औद्योगिक इकाइयों को आवासीय क्षेत्रों में जारी रखने घरेलू औद्योगिक इकाइयों को आवासीय क्षेत्रों में जारी रखने 
की अनुमति दी जा सकती है और इस प्रकार की नई | की अनुमति दी जा सकती है और इस प्रकार की नई 
औद्योगिक इकाइयों को श्रम और उद्योग विभागों तथा औद्योगिक इकाइयों की अनुमति आवासीय क्षेत्र में इस शर्त 
डी . पी . सी . सी . (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ) से वैधानिक के साथ दी जा सकती है कि किसी भी प्रदूषणकारी 
मंजूरी के अधीन आवासीय क्षेत्र में इस शर्त के साथ अनुमति औद्योगिक इकाइयों को घरेलू उद्योग के रूप में अनुमति नहीं 
दी जा सकती है कि किसी भी प्रदूषणकारी औद्योगिक | दी जाएगी । 
इकाइयों को घरेलू उद्योग के रूप में अनुमति नहीं दी 
जाएगी । 
4544 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


2 . taifaa HPĪTETA PESA alt f .H .T .-2021 tot 976 A STUT FAB 34a stafet go atera asf 
कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय , मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल , विकास मीनार , आई. पी . एस्टेट , नई 
दिल्ली -110002 में उपलबध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ दि .वि . प्रा . की वेबसाइट अर्थात् 
www . dda . org. in poft 34710T 


[9T. T. 9420(02)/ 2018 - JH .A .] 

डी . सरकार, आयुक्त एवं सचिव 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 


(MASTER PLAN SECTION ) 

PUBLIC NOTICE 


New Delhi, the 3rd September, 2019 
S . O . 3168 ( E ). — The following modifications which the Delhi Development Authority /Central Government 
proposes to make to the Master Plan for Delhi- 2021, under Section - 11 ( A ) of Delhi Development Act, 1957 , are hereby 
published for public information . Any person having any objections/ suggestions with respect to the proposed 
modifications may send the objections / suggestions in writing to the Commissioner -cum -Secretary , Delhi Development 
Authority , B Block , Vikas Sadan , New Delhi -110023, within a period of Forty Five (45 ) days from the date of issue of 
this Notice . The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and 
telephone /contact number (s )/ E -mail ID which should be readable . 
Modification : 


Chapter 7.0 Industry 

MPD -2021 


Para 7 . 4 HOUSEHOLD /SERVICE INDUSTRIES 


Existing provisions 

Proposed modifications 
Household industrial units with maximum 09 workers and 11 Household industrial units with maximum 09 
KW power may be allowed to continue in residential areas and workers and 11 KW power may be allowed to 
new industrial units of this type could be permitted in continue in residential areas and new industrial units 
residential area subject to statutory clearances from Labour of this type could be permitted in residential area 
and Industries departments and DPCC (Delhi Pollution with the condition that no polluting industrial units 
Control Committee ) with the condition that no polluting shall be permitted as household industry . 
industrial units shall be permitted as household industry . 


2 . The text of MPD - 2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of 
the Dy. Director, Master Plan Section , 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate , New Delhi - 110002 , on all working days within 
the period referred above . The text indicating the proposed modifications is also available on DDA s website i.e . 
www . dda. org. in . 

[F.No. F.20 (02 )/2018-MP] 
D . SARKAR , Commissioner -cum - Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . ALOK 


Digitally signed by ALOK 
KUMAR 
Date: 2019.09.03 16 :41:13 
+ 05 30 


